सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

21 माघ 1935 (श०) 
संख्या 44 राँची, सोमवार 

10 फरवरी , 2014 ( ई० ) 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
10 फरवरी, 2014 


संख्या -1/ पी0- 101/ 2010 का0 - 1228 -- महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव के पद 
पर पदस्थापित श्री आर0एस0 पोद्दार , भा .प्र. से . ( झाः82 ) जिन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या -1068 , 
दिनांक 03 फरवरी 2014 के द्वारा भा.प्र.से. के स्थिर वेतनमान (रु0 80 ,000/-)में प्रोन्नति प्रदान की 
गई है, को अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव- सह- महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव 
के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ पी0 -101 / 2010 का0 - 1229-- प्रधान सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखण्ड, रांची के 
पद पर पदस्थापित श्री आदित्य स्वरूप, भा. प्र.से . ( झाः82 ) जिन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या -1069 , 


झारखंड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 10 फरवरी 2014 


दिनांक 03 फरवरी 2014 के द्वारा भा .प्र. से. के स्थिर वेतनमान ( रु0 80, 000 /-) में प्रोन्नति प्रदान की 
गई है, को अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव , पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखण्ड, रांची के पद 
पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 44 _ 501 


